Haryana Gouernment Gazette 


EXTRAORDINARY 
Published by Authority 


© Govt. of Haryana 
No. 209-2023/Ext.] CHANDIGARH, FRIDAY, DECEMBER 1, 2023 (AGRAHAYANA 10, 1945 SAKA) 
हरियाणा सरकार 
शहरी स्थानीय निकाय विभाग 
अधिसूचना 
दिनांक 1 दिसम्बर, 2023 


संख्या 9/106 / 2023-4सी IL— हरियाणा नगरपालिका वार्ड परिसीमन नियम, 1977 के नियम-9 के अधीन प्रदत्त 
शक्तियों का प्रयोग करते हुए तथा इस निमित पूर्व मे जारी सभी आदेशों /अधिसूचनाओं के अधिकमण मे, हरियाणा के 
राज्यपाल, इसके द्वारा नीचे दी गई अनुसूचि मे यथा विनिर्दिष्ट नगर पालिका, सीवन, जिला- कैथल के वार्डों के परिसीमन हेतु 
ऐसे व्यक्तियों की जानकारी हेतु प्रकाशित करते है, जिनको इससे प्रभावित होने की सम्भावना है। 

इसके द्वारा नोटिस दिया जाता है कि इस अधिसूचना के राजपत्र में प्रकाशन की तिथि से दस दिन की अवधि की 
समाप्ति पर या इसके पश्चात्‌ राज्य सरकार अधिसूचना प्रारूप पर, ऐसे आक्षेपों अथवा सुझावों, यदि कोई हो, सहित जो 
आयुक्त एवं सचिव, हरियाणा सरकार, शहरी स्थानीय निकाय विभाग / निदेशक, शहरी स्थानीय निकाय विभाग द्वारा उपायुक्त, 
कैथल के माध्यम से किसी व्यक्ति से अधिसूचना प्रारूप के सम्बन्ध मे इस प्रकार की विनिर्दिष्ट अवधि की समाप्ति से पूर्व प्राप्त 
किये ome, विचार करेगी:- 


सीमाओं की अनुसूची 

वार्ड qo 01 :- नगरपालिका सीवन की उत्तरी सीमा पर स्थित कैथल-चीका मेन रोड से प्रारम्भ होकर मुरब्बा AO 92 के 
किला 40 1 से नगरपालिका की पश्चिमी सीमा के साथ-साथ चलते हुए मांण्डी सदरा रोड को पार करते हुए मुरब्बा नं० 120 
के किला नं0 4 तक, तत्पश्चात नगरपालिका की पश्चिमी सीमा के साथ-साथ चलते हुए मुरब्बा Ao 264 के किला नं0 24 
तक, पत्पश्चात पश्चिम से पूर्व दिशा की तरफ चलते हुए मुरब्बा नं0 264, 263, 262, 261, 260 की दक्षिणी सीमा के साथ 
चलते हुए गोल्डी चटठा के घर तक, तत्पश्चात कैथल-चीका मेन रोड से उत्तर दिशा मे मुडकर मेन रोड के साथ चलते हुए 
मुरबा rio 92 के किला नं० 1 तक, जोकि प्रारम्भिक बिन्दु है। 

वार्ड नं० 02 :- कैथल-चीका मैन रोड से पश्चिम से पूर्व की तरफ चलते हुए कमल बैटरी वाले की दुकान से प्रारम्भ होकर 
मुरब्बा AO 268, 267, 266 की सीमा के साथ-साथ चलते हुए मुरब्बा नं० 265 के किला नं0 4 तक, तत्पश्चात उत्तर से दक्षिण 
दिशा की तरफ चलते हुए नगरपालिका की दक्षिणी दिशा की तरफ चलते हुए फिरोजपुर रोड तक, तत्पश्चात मुरब्बा AO 265 
के किला 40 14 के पूर्व से पश्चिम की तरफ चलते हुए कैथल-चीका मैन रोड पर स्थित बलजीत की दुकान के दक्षिण से 
उत्तर की तरफ मुडकर कमल बैटरी वाले की दुकान तक, जोकि प्रारम्भिक बिन्दु है। 

वार्ड 40 03 :- कैथल-चीका मैन रोड़ पर स्थित बलजीत की दुकान से प्रारम्भ होकर मुरब्बा नं० 296, 297 की सीमा के साथ 
चलते हुए मुरब्बा AO 265 तक, तत्पश्चात मुरब्बा Ao 265 के किला नं0 17 के पश्चिम से पूर्व की तरफ चलते हुए मुरब्बा नं0 
302 तक, तत्पश्चात मुरब्बा नं० 302 के किला नं0 7 से उत्तर से दक्षिण की तरफ चलते हुए मुरब्बा नं० 302 के किला नं0 18 
तक, तत्पश्चात पूर्व से पश्चिम की तरफ चलते हुए मुरब्बा 40 302 के किला नं0 11 के उत्तर से दक्षिण दिशा की तरफ चलते 
हुए नगरपालिका की सीमा के साथ-साथ मुरब्बा 384 का किला Ao 21 तक, तत्पश्चात पूर्व से पश्चिम की तरफ चलते हुए 


(4063) 


4064 HARYANA GOVT. GAZ. (EXTRA.), DEC. 1, 2023 (AGHN. 10, 1945 SAKA) 


मुरब्बा नं० 386 के किला 40 21 तक, तत्पश्चात उत्तर से दक्षिण की तरफ चलते हुए मुरब्बा 40 414 के किला 40 1 तक, 
तत्पश्चात पूर्व से पश्चिम की तरफ चलते हुए कैथल-चीका मैन रोड तक, जोकि प्रारम्मिक बिन्दु है। 

वार्ड नं० 04 :- नगरपालिका सीवन मे स्थित सरकारी अस्पताल से प्रारम्भ होकर पश्चिम से पूर्व की तरफ चलते हुए जलघर 
के सामने से होकर कैथल चीका मैन रोड तक, तत्पश्चात श्री धर्म कांटा के उत्तर से दक्षिण की तरफ चलते हुए मुरब्बा नं0 
413 तक, तत्पश्चात मुरब्बा Ao 413 के किला नं0 2 के पूर्व से पश्चिम की तरफ चलते हुए मुरब्बा नं० 411 तक, तत्पश्चात 
मुरब्बा नं० 411 के किला नं0 4 के दक्षिण से उत्तर की तरफ चलते हुए मुरब्बा नं० 371 तक, तत्पश्चात मुरब्बा नं0 371 के 
किला 40 18 के पूर्व से पश्चिम की तरफ चलते हुए मैन रोड फर्शमाजरा तक, तत्पश्चात मुरब्बा नं० 368 के किला नं0 4 के 
दक्षिण से उत्तर की तरफ चलते हुए हरिजन शमशान के सामने से होते हुए सरकारी अस्पताल तक, जोकि प्रारम्भिक बिन्दु है। 


वार्ड नं० 05 :- गुगा माडी के उत्तर दिशा से प्रारम्भ होकर दक्षिण दिशा की तरफ चलते हुए डेरा साधू राम के सामने से होते 
हुए मुरब्बा नं० 392 तक, तत्पश्चात मुरब्बा 40 392 के किला नं0 3 के पूर्व से नगरपालिका की पश्चिमी सीमा के साथ-साथ 
चलते हुए मुरब्बा नं० 440 के किला Ao 7 तक, तत्पश्चात मुरब्बा 40 440 के किला नं0 7 के दक्षिण से नगरपालिका की 
उत्तरी सीमा की तरफ चलते हुए मुरब्बा नं० 322 तक, तत्पश्चात मुरब्बा नं० 322 के किला नं0 18 के पश्चिम से पूर्व की तरफ 
चलते हुए मुरब्बा नं० 328 तक, तत्पश्चात मुरब्बा नं० 329 के दक्षिण से उत्तर की चलते हुए डेरा फोजी के सामने से गुजरते 
हुए मुरब्बा AO 313 तक, तत्पश्चात मुरब्बा Ao 313 के पश्चिम से पूर्व की तरफ चलते हुए yal xo 312 पर मिलती है, 
तत्पश्चात मुरब्बा AO 313 के उत्तर से दक्षित की तरफ चलते हुए बाबा AMT रोड तक, तत्पश्चात बाबा नांगा रोड के पश्चिम 
से पूर्व की तरफ चलते हुए हरिजन चौपाल के सामने से गुजरते हुए गुगा माडी रोड तक, तत्पश्चात मंगला राम मिडडा की 
दुकान के उत्तर से दक्षिण की तरफ चलते हुए गुगा माडी तक, जोकि प्रारम्भिक बिन्दु है। 

वार्ड qo 06 :- नागा बाबा रोड Tei बस्ती में असलम के घर से पूर्व दिशा की तरफ चलते हुए डिम्पल के घर तक, 
तत्पश्चात डिम्पल के मकान के पास से मुडकर उतर से दक्षिण दिशा की तरफ चलते हुए हरदीप सिंह के मकान तक, 
तत्पश्चात हरदीप Re के मकान से मुडकर पूर्व से पश्चिम दिशा की तरफ चलते हुए बलजीत Re के घर तक, तत्पश्चात 
बलजीत सिहं के घर से उतर से दक्षिण की तरफ चलते हुए सुरेश के मकान तक, तत्पश्चात सुरेश के मकान से मुडकर पूर्व 
से पश्चिम दिशा की तरफ चलते हुए भीम सिहं के मकान तक, तत्पश्चात भीम सिहं के मकान से मुडकर दक्षिण से उतर की 
तरफ चलते हुए बलदेव के मकान तक, तत्पश्चात बलदेव के मकान से मुडकर दक्षिण से उतर की ओर चलते हुए जयनारायण 
के मकान तक, तत्पश्चात जयनारायण के मकान से मुडकर पश्चिम से पूर्व की ओर चलते हुए face के मकान तक, तत्पश्चात 
बिटटु के मकान से उतर से दक्षिण दिशा की तरफ चलते हुए सुभाष के घर तक, तत्पश्चात सुभाष के घर से होते हुए पूर्व से 
पश्चिम दिशा की तरफ चलते हुए हरिजन चौपाल के सामने से गुजरते हुए गली की सीध मे चलते हुए बाबा नांगा रोड तक, 
तत्पश्चात बाबा नांगा रोड से रामेशवर के घर तक, तत्पश्चात रामेशवर के घर से असलम के घर तक, जोकि प्रारम्भिक बिन्दु 
है। 

वार्ड नं० 07 :- डेरा गुरूनानक सर गोविन्दपुरा मुरब्बा Ao. 280 से प्रारम्भ होकर पश्चिम दिशा से पूर्व दिशा की तरफ चलते 
हुए रणजीत सिह जोसन फार्म के सामने से गुजरते हुए राम सिहं राणा के बाई ओर गली से मुडते हुए तत्पश्चात उतर से 
दक्षिण की तरफ चलते हुए मुरब्बा न0. 291 के मध्य से गुजरते हुए तत्पश्चात पश्चिम से पूर्व की ओर चलते हुए गुरूनाम सिहं 
के मकान से होते हुए तत्पश्चात संजीव कुमार के घर से पश्चिम से पूर्व की ओर निरन्तर चलते हुए आंगनबाडी के सामने से 
चलते हुए तत्पश्चात कैलाश रानी के घर के सामने से उतर से दक्षिण की ओर चलते हुए भरत सिहं राणा के घर से पश्चिम 
से पूर्व की ओर चलते हुए तत्पश्चात बबीता के घर सामने से उतर से पूर्व की ओर चलते हुए तत्पश्चात सुभाष के घर के 
सामने से उतर से दक्षिण की तरफ चलते हुए तत्पश्चात विद्या देवी के मकान से पश्चिम से पूर्व की तरफ चलते हुए कुलदीप 
सिहं के घर से पश्चिम से दक्षिण की ओर मुडते हुए तत्पश्चात परमजीत के घर से उतर से दक्षिण की तरफ जाते हुए 
तत्पश्चात सरोज रानी के घर के सामने से दक्षिण दिशा मे चलते हुए रमेश के घर से पूर्व से पश्चिम में चलते हुए तत्पश्चात 
रामेश्वर के घर से बाई तरफ मुडते हुए मुरब्बा न0. 313 व नागा बाबा रोड के सामने से चलते हुए व डेरा निर्मल सिहं के पीछे 
से चलते हुए तत्पश्चात मुरब्बा न0. 322 के किला न0. 13 से नगरपालिका सीवन की पश्चिमी सीमा के साथ चलते हुए मुरब्बा 
न0 280 के किला do. 1 पर मिलते है। जोकि प्रारम्भिक बिन्दु है। 


वार्ड नं० 08 :- सनातन धर्म मंदिर मोहल्ला में प्रताप सिहं के मकान से प्रारम्भ होकर पूर्व दिशा की तरफ चलते हुए तत्पश्चात 
पूर्णचंद वर्मा के घर से पूर्व दिशा की तरफ चलते हुए सतपाल शर्मा के मकान से दक्षिण दिशा की तरफ चलते हुए face के 
आगे गली से पश्चिम की ओर चलते हुए सहसी चौपाल के दाई तरफ गली से दक्षिण दिशा की तरफ से चलते हुए धीरा राम 
के घर से पश्चिम की ओर चलते हुए तत्पश्चात सुरजीत कौर के मकान से दक्षिण की ओर मुडकर दलवीर सिहं मकान से 
मुडकर पश्चिम की दिशा की तरफ चलते हुए ताई केलो देवी के मकान से मुडकर पूर्व की तरफ चलते हुए ऋषिपाल के घर 
के सामने से मुडकर उतर की तरफ चलते हुए बाल्मीकि धर्मशाला के दाई ओर मुडते हुए रमेश के घर के सामने से उतर की 
चलते हुए रवि के घर के सामने से मुडकर दक्षिण से पश्चिम और पश्चिम से उतर की तरफ चलते हुए प्रताप सिहं के मकान 
पर आकर मिल जाता है। जोकि प्रारम्भिक बिन्दु है। 

वार्ड नं० 09 :- ओडो वाले मोहल्ले मे सोनू के घर प्रारम्भिक बिन्दु से पूर्व दिशा की ओर चलते हुए के तत्पश्चात महंगा सिंह 
के मकान से दक्षिण दिशा की ओर चलते हुए के तत्पश्चात पंडित कृष्ण मुरारी के मकान के पश्चिम से पूर्व की तरफ चलते हुए 
wea ओड के मकान के पश्चिम से पूर्व की तरफ चलते हुए बचना सैनी के मकान तक, तत्पश्चात बचना सैनी के मकान के 
उत्तर से दक्षिण की तरफ चलते हुए विक्की जाट के मकान तक, तत्पश्चात विक्की जाट के मकान के पूर्व से पश्चिम चलते 


HARYANA GOVT. GAZ. (EXTRA.), DEC. 1, 2023 (AGHN. 10, 1945 SAKA) 4065 


हुए फूल सैनी के मकान तक, तत्पश्चात फूल सैनी के मकान के उत्तर से दक्षिण की तरफ चलते हुए संजू सैनी के मकान 
तक, तत्पश्चात संजू सैनी के मकान के पूर्व से पश्चिम की ओर चलते हुए तत्पश्चात तालाब के साथ-2 चलते हुए दक्षिण से 
पश्चिम की ओर चलते हुए तत्पश्चात कशिश क्लॉथ हाउस से मुडते हुए तत्पश्चात पश्चिम से उतर की ओर चलते हुए ओडो 
वाले मोहल्ले में सोनू के घर पर समाप्त होती हैं। जोकि प्रारम्भिक बिन्दु है। 

वार्ड do 10 :- उतर दिशा मे रामकुमार सैनी के घर से प्रारम्भ होकर पूर्व दिशा की तरफ चलते हुए कृष्णा के घर के सामने 
से मुड़कर दक्षिण से उतर दिशा की तरफ चलते हुए, तत्पश्चात सुरेन्द्र के घर से मुडकर पश्चिम से पूर्व दिशा की तरफ चलते 
हुए, तत्पश्चात सोनू के घर से मुडकर दक्षिण से उतर पूर्व दिशा मे चलते हुए संदीप के घर से मुड़कर उतर से दक्षिण पूर्व की 
तरफ चलते हुए, तत्पश्चात रामेश्वर के घर से मुड़कर पश्चिम से पूर्व दिशा की तरफ चलते हुए, तत्पश्चात सतीश के पास 
वाली गली से मुड़कर दक्षिण से पूर्व दिशा की तरफ चलते हुए बीर सिंह के मकान से पश्चिम से पूर्व दिशा की तरफ चलते 
हुए, तत्पश्चात कैथल-चीका मैन रोड़ से मुड़कर दक्षिण दिशा की तरफ चलते हुए, तत्पश्चात धर्म कांटा वाली गली से मुड़कर 
पश्चिम दिशा की तरफ चलते हुए, तत्पश्चात श्याम लाल के घर से होकर सरकारी हस्पताल की तरफ चलते हुए, हस्पताल 
तिराहे से उतर की तरफ चलते हुए, तत्पश्चात सुभाष के घर के सामने वाली गली मे पूर्व दिशा की तरफ चलते हुए तालाब के 
साथ-साथ चलते हुए रामकुमार सैनी के घर पर वापिस आकर मिलती है। जोकि प्रारम्भिक बिन्दु है। 

वार्ड नं० 11 :- कैथल-चीका मैन रोड पर सौथा मोड से प्रारम्भ होकर उत्तर से दक्षिण की तरफ चलते हुए नगरपालिका 
कार्यालय के सामने से गुजरते हुए गठशाला के नजदीक से पश्चिम की चलते हुए दक्षिण की तरफ मुडकर जलदीप के घर 
तक, तत्पश्चात पूर्व से पश्चिम की तरफ चलते हुए विकम सैनी के प्लाट तक, तत्पश्चात विकम सैनी के प्लाट के दक्षिण से 
उत्तर दिशा की तरफ चलते हुए जलघर तक, तत्पश्चात जलघर के दक्षिण से उत्तर की तरफ चलते हुए जोगी प्रजापत की 
दुकान तक, तत्पश्चात जोगी प्रजापत की दुकान के पूर्व से पश्चिम की तरफ सैनी की दुकान तक, तत्पश्चात सैनी की दुकान 
से दक्षिण से उत्तर की तरफ मुडकर पीपल चौंक से होते हुए सॉँसाईटी बैंक तक, तत्पश्चात सॉसाईटी बैंक के पूर्व से पश्चिम 
की तरफ चलते हुए रवि राणा के मकान तक, तत्पश्चात रवि राणा के मकान के दक्षिण से उत्तर की तरफ चलते हुए शनि देव 
मन्दिर के सामने से गुजरते हुए मैन सौथा रोड तक, तत्पश्चात मैन सौथा रोड के पश्चिम से पूर्व की तरफ चलते हुए 
कैथल-चीका मैन रोड पर स्थित सौथा मोड तक, जोकि प्रारम्भिक बिन्दु है। 

वार्ड नं० 12 — ofa मोहल्ला प्रताप सिहं राणा के मकान से प्रारम्भ होकर उतर पूर्व की तरफ चलते हुए, तत्पश्चात कर्मवीर 
के मकान से दक्षिण से उतर की तरफ चलते हुए सुखबीर सिहं मकान के सामने से उतर की तरफ चलने के तत्पश्चात अशोक 
कुमार के मकान से ay ओर मुडने पर पश्चिम से पूर्व की तरफ चलते हुए dade के घर के सामने से केवल मिड्डा के मकान 
के पास से गुजरने के पश्चात जोगिन्द्र राणा के मकान से गुजरते हुए पश्चिम से उतर दिशा की ओर जाते हुए बबीता के घर 
तक नजदीक से गुजरते हुए पश्चिम से पूर्व की ओर चलते हुए नाई चौपाल से दक्षिण से उत्तर की तरफ शाम लाल के घर 
तक, तत्पश्चात शाम लाल के घर से पश्चिम से पूर्व की तरफ मुडकर मेहर सिंह सैनी के घर तक, तत्पश्चात मेहर सिंह सैनी 
के घर से पश्चिम से पूर्व की तरफ बलबीर सिंह के घर तक, तत्पश्चात बलबीर के घर से पश्चिम से पूर्व राम कुमार सैनी के 
घर तक, तत्पश्चात दक्षिण से उत्तर की मुडकर पूर्व दिशा की तरफ सोनू सैनी के घर तक, तत्पश्चात सोनू सैनी के घर से 
दक्षिण से उत्तर की तरफ मुडकर किरणपाल बनिया की दुकान तक, तत्पश्चात पश्चिम से पूर्व की तरफ चलकर रोबिन की 
दुकान तक, तत्पश्चात रोबिन की दुकान के उत्तर से दक्षिण की तरफ चलकर अल्लाहदीन के घर के सामने से पूर्व से दक्षिण 
दिशा की ओर मुडने के तत्पश्चात जागीर Re के मकान से पूर्व से पश्चिम दिशा की चलते हुए संदीप के मकान से दक्षिण से 
उतर दिशा मे चलते हुए कमल किशोर के घर के सामने से पूर्व से पश्चिम दिशा की ओर जाते हुए भूषण लाल के घर से 
दक्षिण से उतर की ओर चलते हुए सतीश वर्मा के मकान की बाई ओर वाली गली में पूर्व से पश्चिम दिशा की ओर चलते हुए 
सुनील दत के घर के सामने से जाते हुए प्रताप सिह राणा के घर पर आकर मिलती है। जोकि प्रारम्भिक बिन्दु है। 

वार्ड नं० 13 :-उतर में प्रदीप मेहता के घर से प्रारम्भ होकर पूर्व दिशा की गमन करते हुए सॉसाईटी बैंक के सामने से चलते 
हुए वर्मा जी की दुकान तक, तत्पश्चात पूर्व से पश्चिम की तरफ चलते हुए खेम चंद के घर से उतर से दक्षिण दिशा में चलते 
हुए पाला राम के घर के तत्पश्चात पूर्व से पश्चिम दिशा की ओर जयभगवान के घर उतर से दक्षिण की दिशा तरफ चलते हुए 
महेन्द्र पाल के घर के बाए तरफ पूर्व से पश्चिम की तरफ चलते हुए महेन्द्र सिहं के मकान के सामने से गुजरते हुए उतर से 
दक्षिण दिशा की ओर चलते हुए ae किशोर के घर के तत्पश्चात पूर्व से पश्चिम दिशा में चलते हुए शिमला देवी के घर से 
होते हुए उतर से दक्षिण दिशा में रमेश से पूर्व से पश्चिम दिशा की ओर चलते हुए सरोज गुप्ता के मकान से उतर से दक्षिण 
की तरफ चलते हुए राधे श्याम के घर के सामने से जाते हुए पूर्व से पश्चिम की तरफ लीला किशन खट्टर के घर के सामने 
वाली गली से रामपाल के घर के तत्पश्चात दक्षिण से उतर की तरफ चलते हुए रमेश कुमार के घर के सामने से गुजरते हुए 
दक्षिण से उतर दिशा की तरफ चलते हुए राजेश बंसल के घर के सामने से होते हुए गीतांश मदान के मकान के सामने से 
जाने के तत्पश्चात प्रदीप मेहता के घर पर आ कर मिलती हैं। जोकि प्रारम्भिक बिन्दु है। 

वार्ड Fo 14 :-डेरा राणा सीवन से प्रारम्भ होकर पूर्व की तरफ चलकर मैन सोथा-कांगथली रोड के तत्पश्चात दक्षिण दिशा 
की तरफ चलते हुए तत्पश्चात रामदास के घर से पश्चिम से पूर्व की तरफ चलते हुए तत्पश्चात भूपेन्दरपाल के घर से पूर्व की 
तरफ चलते हुए तत्पश्चात संतोष रानी के मकान से मुडकर उतर से दक्षिण की तरफ चलते हुए वेद प्रकाश के घर से मुडकर 
पूर्व से दक्षिण की ओर चलते हुए तत्पश्चात राजरानी के घर से उतर से दक्षिण की तरफ चलते हुए नरेन्द्र कुमार के घर से 
उतर से दक्षिण दिशा की तरफ चलते हुए तत्पश्चात लीला कृष्ण खटटर के घर से पश्चिम से पूर्व दिशा की तरफ चलते हुए 
तत्पश्चात कृष्ण के घर से दक्षिण की तरफ चलते हुए तत्पश्चात राजेन्द्र शर्मा के मकान के सामने होते हुए बाये तरफ की गली 


4066 HARYANA GOVT. GAZ. (EXTRA.), DEC. 1, 2023 (AGHN. 10, 1945 SAKA) 


से पूर्व से पश्चिम की तरफ चलते हुए तत्पश्चात प्रेम के मकान के सामने से होते हुए तत्पश्चात राजीव कुमार के मकान से 
मुडकर दक्षिण से उतर की तरफ चलते हुए तत्पश्चात सुभाष के घर से दक्षिण से पश्चिम की तरफ चलते हुए तत्पश्चात 
अशोक के मकान से पूर्व से पश्चिम दिशा की तरफ चलते हुए रामकुमार के घर से दक्षिण से उतर दिशा की तरफ चलते हुए 
तत्पश्चात कैलाश रानी के मकान से बाई ओर पूर्व से पश्चिम की तरफ जाते हुए गुलाब कुमार के घर के सामने से जाते हुए 
तत्पश्चात मुरब्बा न0. 291 से मुडकर दक्षिण से उतर की तरफ चलते हुए मुरब्बा न0 272 की पश्चिमी मुरब्बा लाईन के साथ-2 
डेरा राणा क॑ पास वाली गली में जाकर मिलती है। जोकि प्रारम्भिक बिन्दु है। 

वार्ड 40 15 :- गीता स्कूल से प्रारम्भ होकर पश्चिम से पूर्व दिशा की ओर चलते हुए सरकारी प्राईमरी स्कूल (शनिदेव मन्दिर) 
तक, तत्पश्चात सरकारी प्राईमरी स्कूल के उत्तर से दक्षिण की तरफ चलते हुए स्वर्गद्वार मन्दिर तक, तत्पश्चात स्वर्गद्वारा 
मन्दिर के पूर्व से पश्चिम की तरफ पटवार भवन के सामने से गुजरते हुए सुशील शर्मा के मकान तक, तत्पश्चात सुशील शर्मा 
के मकान से गीता स्कूल तक, जोकि प्रारम्भिक बिन्दु है। 

वार्ड नं० 16 :-नगरपालिका की उत्तरी सीमा पर स्थित कैथल-चीका मैन रोड से प्रारम्भ होकर दक्षिण दिशा मे कैथल-चीका 
रोड के साथ-साथ चलते हुए मैन सौथा रोड मौड तक, तत्पश्चात मैन सौथा रोड के साथ-साथ पूर्व से पश्चिम दिशा की 
तरफ चलते हुए गीता स्कूल के सामने से गुजरते हुए डेरा जगीर सिंह को जाने वाले कच्चे रास्ते के साथ-साथ चलते हुए 
नगरपालिका की पश्चिमी सीमा तक, तत्पश्चात नगरपालिका की पश्चिमी सीमा के साथ-साथ उत्तर दिशा की तरफ चलते हुए 
मुरब्बा नं० 86 के किला नं0 10 तक, तत्पश्चात मुरब्बा Ho 86 के पश्चिम से पूर्व दिशा की तरफ नगरपालिका की उत्तरी सीमा 
के साथ-साथ चलते हुए कैथल-चीका मैन रोड पर आकर मिलती है, जोकि प्रारम्भिक बिन्दु हैं। 


विकास गुप्ता, 
आयुक्‍त एवं सचिव, हरियाणा सरकार, 
शहरी स्थानीय निकाय विभाग | 


HARYANA GOVERNMENT 
URBAN LOCAL BODIES DEPARTMENT 
Notification 
The 18 December, 2023 


No. 9/106/2023-4C II.— In pursuance of the provision of Rule-9 of the Haryana Municipal Delimitation of 
Wards Rules, 1977 and in supersession of all previous orders/notification issued in this behalf, the Governor of 
Haryana hereby publish the following proposal for the delimitation of the wards of Municipal Committee, Siwan, 
District — Kaithal for information of the persons likely to be affected thereby. 


Notice is hereby given that the proposal will be taken into consideration by the Government on or after the 
expiry of period of 10 days from the date of publication of this order in the official gazette, together with objections 
and suggestions if any, which may be received by the Commissioner and Secretary to Government Haryana, Urban 
Local Bodies Department /Director Urban Local Bodies, Haryana, Panchkula through Deputy Commissioner, 
Kaithal from any person in respect of the proposal before the expiry of the period so specified. 


SCHEDULE OF BOUNDARIES 


Ward No. 01 :- Starting from Kaithal-Cheeka Main Road located on the northern border of Municipal Committee 
Siwan. Mandi running along the western boundary of the municipality from Killa No. 1 of Murabba No. 92. Crossing 
Sadra Road till Killa No. 4 of Murabba No. 120 and then moving along the western boundary of the municipality till 
Killa No. 24 of Murabba No. 264 and then moving from west to east direction to Murabba No. 264, 263 262, 261. 
Running along the southern boundary of No. 260 till the house of Goldy Chattha, then turning north from Kaithal- 
Cheeka main road and moving along the main road till Killa No. 1 of Murba No. 92, which is the starting point. 


Ward No. 02 :- Starting from the Kamal Battery Wale shop, moving from west to east from Kaithal-Cheeka Main 
Road and moving along the boundary of Murabba No. 268, 267, 266, Murabba No. 265. Till Killa No. 4, then moving 
from north to south, towards the southern part of the municipality. Moving towards Disha till Firozpur Road, then 
from east of Killa No. 14 of Murabba No. 265. Moving towards west, go from south to north of Baljeet's shop located 
on Kaithal-Cheeka main road. Turn towards Kamal Battery seller's shop, which is the starting point. 


Ward No. 03 :— Starting from Baljeet's shop located on Kaithal-Cheeka Main Road, moving along the boundary of 
Murabba No. 296, 297 till Murabba No. 265 and then moving from west to east of Killa No. 17 of Murabba No. 265. 


HARYANA GOVT. GAZ. (EXTRA.), DEC. 1, 2023 (AGHN. 10, 1945 SAKA) 4067 


Till No. 302, then from Killa No. 7 of Murabba No. 302, moving from north to south, till Killa No. 18 of Murabba 
No. 302, then moving from east to west, from Killa No. 11 of Murabba No. 302, from north to south. Along the 
municipal boundary till Killa No. 21 of Murabba 384 and then running from east to west till Killa No. 21 of 
Murabba No. 386 and then running from north to south. Till Killa No. 1 of Murabba No. 414, then moving from east 
to west till Kaithal-Cheeka Main Road, which is the starting point. 


Ward No. 04 :- Starting from the Government Hospital located in Municipal Corporation Siwan and moving from 
west to east. Moving towards Jalghar, till Kaithal Cheeka Main Road, then towards Shri Dharam Kanta. Moving from 
north to south till Murabba No. 413, then moving from east to west of Killa No. 2 of Murabba No. 413 till Murabba 
No. 411, then moving from south to north of Killa No. 4 of Murabba No. 411. Till No. 371, then running from east to 
west of Killa No. 18 of Murabba No. 371, till Main Road Farshamajra, then moving from south to north of Killa No. 
4 of Murabba No. 368, passing in front of Harijan Crematorium, Government Hospital till, which is the starting point. 


Ward No. 05 :- Starting from the north side of Gugga Madi and moving towards the south direction, passing in front 
of Dera Sadhu Ram till Murabba No. 392, then from the east of Killa No. 3 of Murabba No. 392 along the western 
boundary of the municipality - Moving along it till Killa No. 7 of Murabba No. 440, then from south of Killa No. 7 
of Murabba No. 440, moving towards the northern boundary of the municipality till Murabba No. 322, then from west 
to east of Killa No. 18 of Murabba No. 322. Moving till Murabba No. 328, then moving from south to north of 
Murabba No. 329, passing in front of Dera Foji till Murabba No. 313, then moving from west to east of Murabba No. 
313 and meeting Murabba No. 312, then From north of Murabba No. 313, moving towards Dakshit, till Baba Nanga 
Road, then from west to east of Baba Nanga Road, passing in front of Harijan Chaupal, till Guga Madi Road, then 
from north to south of Mangala Ram Midda's shop. Moving towards Gugga Madi, which is the starting point. 


Ward No. 06 :- Nanga Baba Road, Balmiki Basti, moving towards east from Aslam's house till Dimple's house, then 
turning near Dimple's house and going north towards south walking till Hardeep Singh's house, then turning from 
Hardeep Singh's house and walking from east to west till Baljeet Singh's house, then from Baljeet Singh's house 
walking from north to south till Suresh's house and then turning from Suresh's house. Moving from east to west till 
Bhim Singh's house, then turning from Bhim Singh's house and moving from south to north till Baldev's house, then 
turning from Baldev's house and moving from south to north till Jaynarayan's house and then Jaynarayan From Bitu's 
house, turning from West to East and moving towards Bitu's house, then from Bitu's house from North to South till 
Subhash's house, then from East to West via Subhash's house and moving from East to West towards Harijan 
Chaupal. Passing in front, walking in the straight line of the street till Baba Nanga Road, then from Baba Nanga Road 
till Rameshwar's house, then from Rameshwar's house till Aslam's house which is the starting point. 


Ward No. 07 :- Starting from Dera Gurunanak Sir Govindpura Murabba No. 280 and moving from west to east. 
Moving towards Disha, passing in front of Ranjit Singh Josan Farm, turning from the street on the left side of Ram 
Singh Rana and then moving from north to south, Murabba No. Passing through the middle of 291, then moving from 
west to east, passing Gurunam Singh's house, then continuing from Sanjeev Kumar's house, moving from west to 
east, passing in front of Anganwadi, then north in front of Kailash Rani's house. Moving towards south from Bharat 
Singh Rana's house, moving from west to east, then from Babita's house, moving from north to east, then from front 
of Subhash's house, moving from north to south, then from Vidya Devi's house. From the house, moving from west to 
east, from Kuldeep Singh's house, turning from west to south, then from Paramjeet's house, moving from north to 
south, then from Ramesh's house, moving in the south direction from in front of Saroj Rani's house. Moving from east 
to west, then turning left from Rameshwar's house, Murabba No. 313 and walking in front of Naga Baba Road and 
walking from behind Dera Nirmal Singh, then from Murabba No. 322, Killa No. 13 to oving along the western 
boundary of Municipal Corporation Sewan, we meet at Killa No. 1 of Murabba No. 280. Which is the starting point. 


Ward No. 08 :- In Sanatan Dharam Mandir Mohalla, starting from Pratap Singh's house, moving towards east, then 
moving towards east from Puranchand Verma's house, moving towards south from Satpal Sharma's house, moving 
towards west from the street in front of Bittu. Moving towards sahnsi Chaupal's right side, from the street, towards 
the south, from Dheera Ram's house, towards west, then from Surjit Kaur's house, turning towards south, from 
Dalveer Singh's house, turning towards west Moving towards Disha, turning from Tai Kelo Devi's house, moving 
towards east, turning from in front of Rishipal's house, moving towards north, turning night from Balmiki 
Dharamshala, turning north from Ravi's house, moving towards Ramesh's house. Turning from the front and moving 
from south to west and from west to north, one reaches Pratap Singh's house. Which is the starting point. 


Ward No. 09 :- Sonu's house in Odd mohalla, moving towards east from the starting point. After that, moving 
towards the south from Mangha Singh's house and then towards Pandit Krishna Murari's house. Walking from west to 
east of the house Dharampal walking from west to east of Od's house Reached Bachna Saini's house and then walked 
from north to south of Bachna Saini's house. Till Vicky Jat's house and then flowers moving from east to west of 
Vicky Jat's house. Till Saini's house, then walking from north to south of Phool Saini's house, till Sanju's house, then 
walking from east to west of Sanju Saini's house, then walking along the pond -2, walking from south to west, then 


4068 HARYANA GOVT. GAZ. (EXTRA.), DEC. 1, 2023 (AGHN. 10, 1945 SAKA) 


Turning from Kashish Cloth House and then moving from west to north, it ends at Sonu's house in Odo wale mohalla. 
Which is the starting point. 


Ward No. 10 :- Starting from Ramkumar Saini's house in the north and moving towards the east. Turning from in 
front of Krishna's house and walking from south to north direction, then turning from Surendra's house and walking 
from west to east direction, then turning from Sonu's house and walking from south to north-east direction and then 
turning from Sandeep's house. Moving from north to southeast, then turning from Rameshwar's house and moving 
from west to east, then turning from the street near Satish and moving from south to east and moving from west to 
east from Bir Singh's house. Moving towards, then turning from Kaithal-Cheeka Main Road and moving towards 
south direction, then turning from Dharam Kanta Gali and moving towards west direction, then passing through 
Shyam Lal's house and moving towards Government Hospital, from Hospital Tirahe Moving towards north, then 
moving towards east in the street in front of Subhash's house, moving along the pond and coming back to Ramkumar 
Saini's house. Which is the starting point. 


Ward No. 11 :- Starting from Sotha Mode on Kaithal-Cheeka main road, moving from north to south, passing in 
front of the municipal office, passing near the cow shed, moving west, turning south till Jaldeep's house and then 
from east to west. Walking towards Vikram Saini's plot. After that, moving from south to north direction of Vikram 
Saini's plot till the water house. After that, moving from south to north of the water house till Jogi Prajapat's shop, 
Then from Jogi Prajapat's shop from east to west till Saini's shop, then from Saini's shop turn from south to north till 
Society Bank via Peepal Chowk, then from Society Bank from east to west Ravi Rana's house. Then moving from 
south to north of Ravi Rana's house, passing in front of Shani Dev temple till Main Southa Road. Thereafter moving 
from west to east on Main Southa Road till Southa Mode situated on Kaithal-Cheeka Main Road, which is the starting 
point. 


Ward No. 12 :- Kranti Mohalla, starting from Pratap Singh Rana's house and moving towards north-east, then 
moving from south to north from Karmaveer's house, moving towards north from Sukhbir Singh's house, then turning 
left from Ashok Kumar's house, moving from west to east and passing only Midda's house in front of Balveer's house. 
After passing by Joginder Rana's house, passing from west to north, passing near Babita's house, passing from west to 
east, from Barber Chaupal from south to north, then to Sham Lal's house. From Sham Lal's house turning west to east 
till Mehar Singh Saini's house, then from Mehar Singh Saini's house from west to east till Balveer Singh's house, then 
from Balveer's house from west to east Ram Kumar Saini's house. After that, turn from south to north and turn 
towards east till Sonu Saini's house, then from Sonu Saini's house, turn from south to north till Kiranpal Bania's shop, 
then from west to east till Robin's shop, then from north of Robin's shop. Moving towards south, turning from east to 
south from Allahdin's house, then moving from east to west from Jagir Singh's house, moving from south to north 
from Sandeep's house, turning east from in front of Kamal Kishore's house. Moving from Bhushan Lal's house in the 
west direction, going from south to north in the street on the left side of Satish Verma's house, moving from east to 
west in front of Sunil Dutt's house and then meet at Partap Singh Rana's house, which is the starting point. 


Ward No. 13 :- Starting from Pradeep Mehta's house in the north and moving in the east direction, passing in front of 
Society Bank till Verma ji's shop and then moving from east to west, from Khem Chand's house in north to south 
direction. Moving towards Pala Ram's house, then from east to west, towards Jai Bhagwan's house, moving from 
north to south, towards the left side of Mahenderpal's house, moving from east to west, passing in front of Mahender 
Singh's house, from the north. Moving towards South, passing Nand Kishore's house, then moving from East to West, 
passing Shimla Devi's house, North to South, Ramesh, moving from East to West Ramesh Kumar, moving from Saroj 
Gupta's house from north to south, from the street in front of Radhe Shyam's house, from east to west, from the street 
in front of Beela Kishan Khattar's house, then to Rampal's house, then from south to north. Moving from south to 
north, passing in front of Rajesh Bansal's house, passing in front of Geetash Madan's house and then coming to 
Pradeep Mehta's house. Which is the starting point. 


Ward No. 14 :- Starting from Dera Rana Siwan, moving towards east, then towards Main Sotha-Kangthali Road, 
then moving towards south, then from Ramdas's house, moving from west to east, then from Bhupendrapal's house, 
moving towards east, then towards Santosh Rani's house. From Ved Prakash's house, turning from North to South, 
from East to South, then from Rajrani's house, from North to South, from Narendra Kumar's house, from North to 
South, and then Leela Krishna. Moving from west to east from Khattar's house, then moving towards south from 
Krishna's house, then passing in front of Rajendra Sharma's house, moving from east to west from the street on the 
left and then passing in front of Prem's house. Then turn from Rajeev Kumar's house and move from south to north, 
then from Subhash's house move from south to west, then from Ashok's house move from east to west and then from 
Ramkumar's house move from south to north. Moving towards, then left from Kailash Rani's house, going from east 
to west, passing in front of Gulab Kumar's house, then turning from Murabba No. 291, moving from south to north 
along the western Murabba line of Murabba No. 272 - 2. It is found in the street near Dera Rana. Which is the starting 
point 


HARYANA GOVT. GAZ. (EXTRA.), DEC. 1, 2023 (AGHN. 10, 1945 SAKA) 4069 


Ward No. 15 :- Government Primary starting from Geeta School and moving from west to east Till school (Shanidev 
temple). Thereafter, moving from north to south from Government Primary School till Swargadwara Temple, then 
from east to west of Swargadwara Temple, passing in front of Patwar Bhawan till Sushil Sharma's house, then from 
Sushil Sharma's house till Geeta School, which is the starting point. 


Ward No. 16 :- Starting from Kaithal-Cheeka Main Road located on the northern border of the municipality and 
going south in the direction moving along Kaithal-Cheeka Road till Main Southa Road Maud, then moving in east- 
west direction along Main Southa Road passing in front of Geeta School along the unpaved road leading to Dera Jagir 
Singh. -Moving along till the western boundary of the municipality, then moving towards the north along the western 
boundary of the municipality, Murabba No. 86. 


VIKAS GUPTA, 
Commissioner and Secretary to Government Haryana, 
Urban Local Bodies Department. 


1073 1—C.S.—H.G_P., Pkl. 


